रजिस्ट्री संडीएल० - 33004/97 


ATTA 


REGD. NO . D.L.-33004 /97 


M 


. 


. . 


. 


. 


. 


। 


. 


. . । 


। 


सम्पमा जप्त 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड3 - उप - खण्ण ( i ) 
PART II — Section 3. Sub -section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 318 ] 
No. 318 ] 


नई दिल्ली , सोमवार, अगस्त 11, 1997 / श्रावण 20, 1919 
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 11, 1997 /SRAVANA 20 , 1919 


- 


रेल मंत्रालय 
( रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1997 
सा . का . नि . 454 ( अ ). - संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारतीय रेल लेखा सेवा भर्ती 
नियम, 1966 में और संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-- 

1 . (i ) ये नियम भारतीय रेल लेखा सेवा भर्ती ( संशोधन) नियम, 1997 कहलायेंगे । 

( ii ) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. भारतीय रेल लेखा सेवा भर्ती मियम, 1966 में : 
( i ) नियम ( 5 ) के उप नियम ( 2 ) में अंकों तथा शब्दों " 60 प्रतिशत " के लिए अंक तथा शब्द " 50 प्रतिशत " प्रतिस्थापित किए जाएं तथा 

अंक और शब्द " 40 प्रतिशत " के लिए अंक तथा शब्द " 50 प्रतिशत " प्रतिस्थापित किए जाएं । 
( ii ) नियम 19 के उप नियम ( 2 ) में अंकों तथा शब्दों " 40 प्रतिशत " के लिए अंक तथा शब्द " 50 प्रतिशत " प्रतिस्थापित किए जाएं । 


[ सं. 79/ ई( जी आर ) 1/ 15/2 ( ई/ जी सी ) ] 

डी . पी . त्रिपाठी, सचिष 
MINISTRY OF RAILWAYS 

(Rallway Board ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 31st July, 1997 
G . S .R . 454 ( E ). — in exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways Accounts Service Recruitment Rules, 1966 , namely : -- 

1. (i) These rules may be called the Indian Railway Accounts Service Recruitment (Amendment) Rules, 1997 . 

( ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2011 GI/ 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i)] 


2. In the Indian Railway Accounts Service Recruitment Rules, 1966:-... 
(i) in sub -rule (2) of rule 5 , for the figures and words " 60 percent" , the figures and words " 50 percent" shall be 

substituted and for the words and figures " 40 percent" , the words and figures “ 50 percent" shall be substituted . 
( ii ) in sub - rule (2 ) of rule 19 , for the figures and words " 40 percent" the figures and words " 50 percent" shall be 
substituted . 

[ No. 79 / E( GR) / 15/ 2 ( E/ GC)] 

D . P. TRIPATHI , Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1997 
सा . का . नि . 455 ( अ ). - संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारतीय रेल यातायात सेवा भर्ती 
नियम , 1968 में और संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. (i) ये नियम भारतीय रेल यातायात सेवा भर्ती ( संशोधन ) नियम, 1997 कहलायेंगे । 

( i ) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. भारतीय रेल यातायात सेवा भर्ती नियम , 1968 में : 
(i ) नियम 5 के उपनियम ( 2 ) में अंकों तथा शब्दों " 60 प्रतिशत " के लिए अंक तथा शब्द " 50 प्रतिशत प्रतिस्थापित किए जाएं तथा अंक 
. और शब्दों " 40 प्रतिशत " के लिए अंक तथा शब्द " 50 प्रतिशत " प्रतिस्थापित किए जाएं । 

[ सं. 79/ ई( जी आर ) 1/ 15 /2 ( ई/ जी सी ) ] 


डी. पी . त्रिपाठी, सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 31st July, 1997 
G . S. R. 455 ( E ). --- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules further to amend the Indian Railway Traffic Service Recruitment Rules , 1968, namely : 

1. (i) These rules may be called the Indian Railway Traffic Service Recruitment (Amendment) Rules, 1997. 

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 
2 . In the Indian Railway Traffic Scrvice Recruitment Rules, 1968 : 
( i) in sub -rule ( 2 ) of rule 5, for the figures and words " 60 percent ", the figures and words " 50 percent " shall be 

substituted and for the figures and words “ 40 percent", the figures and words “ 50 percent" shall be substituted . 


[ No. 79/ E( GR)1/ 15/ 2 ( E/ GC) ] 

D. P. TRIPATHI, Secy, 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1997 
सा . का . नि . 456 ( अ ). - संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी 
सेवा भर्तीनियम , 1962 में और संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. (i ) ये नियम भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी सेवा भर्ती ( संशोधन ) नियम, 1997 कहलायेंगे । 

( ii ) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. भारतीय रेलबिजली इंजीनियरी सेवा भर्तीनियम, 1962 के नियम 4 में : 
(i ) खण्ड ( ख ) में अंको तथा शब्दों " 40 प्रतिशत के लिए अंक तथा शब्द "50 प्रतिशत " प्रतिस्थापित किए जाएं । 
( ii ) नोट में अंको तथा शब्दों " 40 प्रतिशत " के लिए अंक तथा शब्द " 50 प्रतिशत " प्रतिस्थापित किए जाएं । 

[ सं. 79 / ई( जी आर) 1/15/ 2( ई/ जी सी ) ] 

डी . पी . त्रिपाठी, सधिष 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 31st July , 1997 
G. S. R . 456( E ).. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President 
hereby makes the following rules further to amend the Indian Railway Service of Electrical Engineers Recruitment Rules, 1962, 
namely: --- 

1. (1) These rulesmay be called the Indian Railway Service of Electrical Engineers Recruitment (Amendment) Rules , 1997 . 

( ii) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 
2. In rule 4 of the Indian Railway Service of Electrical Engineers Recruitment Rules, 1962 : -- 
(i) in clause (b ) for the figures and words " 40 percent" , the figures and words “ 50 percent" shall be substituted . 
( ii) in the Note, for the figures and words " 40 percent" the figures and words " 50 percent" shall be substituted . 

[ No. 79/ E( GR)1/ 15/ 2 ( E/ GC)] 

D . P. TRIPATHI, Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 31 जुलाई , 1997 
सा . का . नि . 457( अ ). -- संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारतीय रेल भंडार सेवा भर्ती 
नियम , 1969 में और संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. (i ) ये नियम भारतीय रेल भंडार सेवा भर्ती ( संशोधन ) नियम, 1997 कहलायेंगे । 
(ii ) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. भारतीय रेल भंडार सेवा भर्ती नियम, 1969 में :... 
( i ) नियम ( 5 ) के उप नियम ( 2 ) में अंकों तथा शब्दों " 60 प्रतिशत " के लिए अंक तथा शब्द " 50 प्रतिशत " प्रतिस्थापित किए जाएं तथा 

अंक और शब्द " 40 प्रतिशत " के लिए अंक तथा शब्द " 50 प्रतिशत " प्रतिस्थापित किए जाएं । 
( i ) नियम 21 के उपनियम ( 2 ) में अंकों तथा शब्दों " 40 प्रतिशत " के लिए अंक तथा शब्द " 50 प्रतिशत " प्रतिस्थापित किए जाएं । 

[ सं. 79/ई( जी आर ) / 15 /2( ई/ जी सी ) ] 

डी . पी . त्रिपाठी, सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 31st July , 1997 
G. S. R. 457 ( E).---In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules further to amend the Indian Railway Store Service Recruitment Rules, 1969 , namely : 

1. (i) These rules may be called the Indian Railway Stores Service Recruitment (Amendment) Rules, 1997 . 
( ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette, 
2 . In the Indian Railway Stores Service Recruitment Rules, 1969 :- - 
(i ) in sub -rule ( 2 ) of rule 5, for the figures and words " 60 percent ", the figures and words "50 percent " shall be 

substituted and for the words and figures " 40 percent" , the words and figures “ 50 percent" shall be substituted . 
( ii) in sub-rule (2 ) of rule 21, for the figures and words " 40 percent" the figures and words “ 50 percent" shall be 
substituted. 

[ No . 79/ E( GR) /15/2 ( E/ GC )] 

D . P. TRIPATHI , Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II-.-.- SEC . 3(i)] 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1997 
सा . का . नि . 458( अ ). - संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारतीयरेल सिगनल इंजीनियरी 
सेवा भर्ती नियम , 1962 में और संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1 . (i) ये नियम भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी सेवा भर्ती ( संशोधन ) नियम, 1997 कहलायेंगे । 

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी सेवा भर्तीनियम , 1962 के नियम 4 में : 
( i) खंड ( ख ) में अंकों तथा शब्दों " 40 प्रतिशत " के लिए अंक तथा शब्द " 50 प्रतिशत " प्रतिस्थापित किए जाएं 
( ii ) नोट में अंकों तथा शब्दों " 40 प्रतिशत " के लिए अंक तथा शब्द " 50 प्रतिशत प्रतिस्थापित किए जाएं । 

[ सं. 79/ई( जी आर)I/ 15/2( ई/ जी सी ) ] 

डी . पी. त्रिपाठी, सचिव 


to 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 31st July , 1997 
G. S. R. 458 ( E ).---In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President 
hereby makes the following rules further to amend the Indian Railway Service of Signal Engineers Recruitment Rules, 1962 , 
namely : -- 

1. (i) These rules may be called the Indian Railway Service of Signal Engineers Recruitment ( Amendment) Rules, 

1997. 
( ii) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 
2. In rule 4 of the Indian Railway Service of Signal Engineers Recruitment Rules, 1962 : --- 
(i) in clause ( b ) for the figures and words " 40 percent ", the figures and words "50 percent " shall be substituted. 
( ii) in the Note, for the figures and words " 40 percent" the figures and words " 50 percent" shall be substituted . 

[ No. 79/ E( GR) /15/ 2 ( E/ GC )] 

D . P. TRIPATHI , Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 31 जुलाई , 1997 
सा . का . नि . 45 %( अ ) - संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी 
सेवा भर्ती नियम , 1968 में और संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. (i ) ये नियम भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा भर्ती ( संशोधन ) नियम, 1997 कहलायेंगे । 

(ii ) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. भारतीय रेल लेखा यांत्रिक इंजीनियरी सेवा भर्ती नियम, 1968 में : 
( i ) नियम ( 5 ) के उपनियम ( 2 ) में अंकों तथा शब्दों " 60 प्रतिशत " के लिए अंक तथा शब्द " 50 प्रतिशत " प्रतिस्थापित किए जाएं तथा 
अंक और शब्दों " 40 प्रतिशत " के लिए अंक तथा शब्द " 50 प्रतिशत " प्रतिस्थापित किए जाएं । 

[ सं. 79/ई( जी आर)1/15/2( ई/ जी सी ) ] 

डी. पी . त्रिपाठी, सचिव 


[ भाग II - खण्ड 


3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 31st July , 1997 
G . S .R . 459 ( E ). — in exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules further to amend the Indian Railway Service of Mechnical Engineers Recruitment Rules , 
1968, namely: 

1. (i) These rules may be called the Indian Railway Service ofMechanical Engineers Recruitment (Amendment) 

Rules, 1997 . 
( ii) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 
. 2. In the Indian Railway Service of Mechanical Engineers Recruitment Rules, 1968: — 


(i) 


in sub - rule (2 ) of rules 5 , for the figures and words “ 60 percent" ,and the figures and words “ 50 percent" shall be 
substituted and for the words and figures " 40 percent" , the words and figures " 50 percent" shall be substituted . 


[ No . 79/ E( GR)I/15/ 2 ( E/ GC )] 

D . P . TRIPATHI, Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 31 जुलाई , 1997 
सा . का . नि . 460( अ ). - संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा 
भर्तीनियम , 1962 में और संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. (i ) ये नियम भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा ( संशोधन ) नियम, 1997 कहलायेंगे । 

( ii ) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा भर्ती नियम, 1962 के नियम 4 में : 
( i) खंड ( ख ) में अंकों तथा शब्दों " 40 प्रतिशत " के लिए अंक तथा शब्द " 50 प्रतिशत " प्रतिस्थापित किए जाएं । 
(ii ) नोट में अंकों तथा शब्दों " 40 प्रतिशत " के लिए अंक तथा शब्द " 50 प्रतिशत " प्रतिस्थापित किए जाएं । 


[ सं. 79/ ई( जी आर) 1/15/ 2( ई/ जी सी ) ] 


डी. पी . त्रिपाठी, सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 31st July, 1997 
G .S . R . 460 ( E ). - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules further to amend the Indian Railway Service of Engineers RecruitmentRules, 1962, namely : - -- 

1 . (i) These rules may be called theIndian Railway Service of Engineers Recruitment ( Amendment) Rules, 1997 . 

( ii ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette. 
2. In rule 4 of the Indian Railway Service of Engineers Recruitment Rules , 1962 : 
(i) in clause ( b ) for the figures and words " 40 percent ", the figures and words "50 percent " shall be substituted . 
(ii) in the Note, for the figures and words" 40 percent" the figures and words " 50 percent" shall be substituted . 

[ No . 79 / E( GR)I/15/ 2 ( E/ GC)] 

D . P. TRIPATHI, Secy . 


30191/ 42 - 2 


Printed by the Manager, Govt. ofIndia Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1997 


